fwet do - ( ) -72 


REGISTERED NO. D - - 72 


11 


QOV 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
# 17 II - -HUT 3 — JTTUJ ( 11) 
PART II -- Section 3 – Sub -section (1 ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


do 45 ) 
No . 45 ] 


Pel fratt , FA , att 31, 1975 /414 11, 1896 
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 31, 1975/MAGHA 11 , 1896 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separate paging is given to this part in order that it may be filled 

19 a separate compllation 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 31 st January , 1975 
S . O . 61 ( E ) . - Whereas it has been decided by the Commission under paragraph 16 of the 
Electio . Symbols (Reservation and Allotment ) Order, 1968 , that the Party Bharatiya Lok Dul 
formed as a result of the amalgamation of the Swatantra Party , the Bharatiya Kranti Dal and the 
Utkal Congress, should be u National Party for the purposes of the said Order . 

Audw as the Commission has further decided under the said Order that the symbols 
(1) " Star " reserved for the Swatantra Party , (i7) " Haldhar reserved for the Bharatiya Krenti 
Dal in Uttar Pradesh and (111) " Water wheel and Plough (Halchaka ) " reserved for the Utkul 
Congress in Orissa should be frozen ; 

And whercas on intimation from Mizo Union , a recognised Statc Party in the Union Terri 
tory of Mizoram and the Indian National Congress , a recognised National Party , it has been 
decided by the Commission that the former Party has merged with the Indian National Congress ; 

And whereas it is necessary to give effect to these decisions and also bring the position up 
to - date in regard to specification of political parties as National and State Parties and the symbols 
roserved for them and of the free symbols for each Stale ; 

Now , therefore , in pursuance of sub - paru (1 ) (a ), (b ) and (d ) of paragraph 17 of the Election 
Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, and in supersession of its notificatior No. 
56 / 73 - [ ( S . O . 180E ) dated 29 March , 1973 published in the Gezette of India , Extraordinary , 
Part II , Section 3 (ii), dated 29 March , 1973 , the Commission hereby specifics 

(a ) the National Parties and the symbols respectively reserved for them in Table 1 , 
(b ) th : Stutc Partics , the State or States in which they are Ştate Purlies and the symbols 

respictively reserved for them in such Stute or States in Table 2 , and 
(c) the free symbols for cach Stutc in Table 3 . 


( 285 ) 


286 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[ Part 11 


TABLE I 


National Parties 


Reserved Symbols 


I , Indian National Congress 
2. Indian National Congress (Organisation ) 
3 . Bharatiya Jana Sangh 
4 . Communist Party of India 
3 . Socialist Party 

Communist Party of India (Marxist ) 
7 . Bharatiya Lok Dal 


Calf and Cow 
Charkha being plied by a woman 
Lamp 
Ears of Corp and Sickle 
Trec 
Hammer , Sickle & Star 
Halahar within wheel (Chakra 

Haldhar ) 


- - 


- 


- - 


TABLE 2 


Nameof the State 


Name of the State Party 


Reserved Symbols 


L 


3 


Haryana 


I, Vishal Haryana 
2 . Akhil Bharatiya Arya Sabha 


Kerala 


Maharasbtra 
Manipur 


Meghalaya 
Nageland 


1. Muslim League 
2 . Kerala Congress 
3 . Revolutionary Sociolist Party 

Peasants & Workers Party 
I , Manipur People s Party 
2 . Manipur Hills Union 

All Party Hill Lcoders Conference 
I. Nagaland Nation plist Organisaticr. 
2 . United Democratic Front 

Shiromani Akali Dal 

Dravida Munnetra Kazhagam 
1 . Mpherashtrawadi Gomantak 
2. United Goans ( Sequeira Group ) 
I . Dravida Munnetra Kazhagem 
2 . Anna Dravida Munnetra Kazhagem 


Rising Sun 
Swastik within a 

circle 
Ladder 
Horse 
Space & Stoker 
Cart 
Bicycle 
Lion 
Flower 
Mitus 
Cock 
Scales 
Rising Sun 
Lion 
Hand 
Risir & Sur 
Two leeves 


Punjab 
Tamil Nadu 
Goa, Daman and Diu 


Pondicherry 


TABLE 3 


Name of the State 


Free Symbols 


I . Andhra Pradesh 


( 1) Bicycle , (2 ) Boat , (3 ) Camel, (4 ) Elephant, (5 ) 

Flaming Torch , (6 ) Hand , (7) Pot, (8 ) Railway 
Engine, (9 ) Rising Sun , ( 10 ) Scales , ( 11 ) Sparrow , 
( 12 ) Swastik within a circle, ( 13 ) Tiger, ( 14 ) Tractor , 

and ( 15 ) Two leaves . 
(1 ) Bicycle, (2 ) Boat, (3 ) Camcl, (4 ) Lion (5 ) Pot, (6 ) 

Railway Enginc , ( 7) Scales, (8 ) Spade , (9 ) Spade and 
Stoker , ( 10 ) Sparrow , and (11 ) Two leaves . 


2 . Assam 


SEC . 3 (1 ) ] 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


287 


u 


3 , Bihar 


( 1) A woman carrying basket on her head , (2 ) Bicycle 

(3 ) Boat, (4 ) Bow and Arrow , ( 5 ) Cart, (6 ) Cultivatora 
Cutting crop , ( 7 ) Drum , (8 ) Elephant, (9 ) Fish , ( 10 ) 
Horse and Rider , (11) Ladder , ( 12 ) Lion , ( 13 ) Pot, 
( 14 ) Railway Engine , ( 15 ) Rising Sun , (16 ) Scales , 
( 17 ) Spade and Stoker, ( 18 ) Swastik within a circle, 
and ( 19 ) Two leaves . 


4 . 


Gujarat 


( 1) Bicycle , (2 ) Boat, (3 ) Elephant, (4 ) Horse, ( 5 ) Lior . 

(6 ) Pot, (7 ) Railway Engine, (8 ) Rising Sun , (9 ) 

Scales, ( 10 ) Sparrow , and (11 ) Two lcaves. 
(1) Bicycle , ( 2 ) Boat, (3 ) Elcphant, (4 ) Hand , (5 ) Horse 

and Rider , (6 ) Lion , (7 ) Plough , (8 ) Scales, (9 ) Tractor 
and ( 10 ) Two leaves. 


s . Haryana 


6 . Himachal Pradesh 


7. Jammu & Kashmir 


8 . Karnataka 


9. Kerala 


(1 ) Bicycle , (2 ) Boat, (3 ) Farmer winnowing grain , (4 ) 

Lion , ( ) Railway Engine, (6 ) Rising Sun , ( 7) Scalcs , 

(8 ) Sparrow , and (9 ) Two leaves . 
(1) Bicycle, (2 ) Boat, (3 ) Car, (4 ) Cart, (5 ) _ Hand , (6) 

Rising Sun , (7) Scales , (6 ) Spade , and (9) Two leaves . 
( 1) Bicycle , (2 ) Boat, ( 3 ) Camel , (4 ) Cart, (5 ) Cultivator 

cutting crop , (6 ) Elephant, (7 ) Hand , (8 ) Lion , (9 ) 
Pot, ( 10 ) Railway Engine , ( 11 ) Rising Sun , ( 12 ) Scales , 
( 13 ) Spade , ( 14 ) Sparrow , ( 15 ) Tractor and ( 16 ) 

Two leaves . 
(1 ) Bicycle, (2 ) Boat, ( 3 ) Camel, (4 ) Coconut tree bearing 

fruits , (s) Flaming Torch , (6 ) Pot, (7) Railway Engine, 
(8 ) Rising Sun , (9 ) Scales, ( 10 ) Sparrow , ( 11) Swastik , 

within a circle , and ( 12 ) Two leaves. 
(1) Bicycle, (2 ) Bow and Arrow , (3 ) Cultivator winnow 

ing grain , ( 4 ) Elephant, (5 ) Horse and Rider , (6 ) 
Lion , ( 7 ) Pot , ( 8 ) Railway Engine, ( 0 ) Rising Sun , ( 10 ) 
Spade and Stoker , (II ) Swastik within a circle , and 

(12 ) Two leaves . 
( I ) Bicycle , (2 ) Boat, ( 3 ) Camel, (4 ) Elephant, ( 5) Horec , 

( 6 ) Lion , ( 7 ) Pot. (8 ) Railway Engine, (9 ) Rising Sun , 
( 10 ) Scales , ( II ) Sparrow , (12 ) Swastik within a 
çitclc, ( 13 ) Two leaves , and ( 14 ) Two Swords and a 
Shield . 


19 . Madhya Pradesh 


II, Maharashtra 


12 . Manipur 


13 


Meghalaya 


(I) Camel, (2 ) Elephant. (3) Horse , (4) Pot, (5 ) Scales, 

(6 ) Spade , and (7) Two leaves. 
( 1) Bicycle , (2 ) Boat, (3 ) Camel, (4 ) Lion , (5) Pot, (6 ) 

Railway Engine: ( 7) Scales , (8 ) Spade , 9 ) Sparrow , 
and ( 10 ) Two leaves . 


14 . Nagaland 


15 . Orissa 


( 1 ) A pair of pigeons, (2 ) Bow and Arrow , (3 ) Elephant, 

(4 ) Flaming Torch , (5 ) Hornbill , (6 ) Log Drum , (7 ) 

Mug, and ( 8) Tiger . 
(1) Aeroplane , ( 2 ) Bicycle, ( 3) Boat, (4 ) Bow and Arrow , 

(5 ) Camel, (6 ) Dam , ( ) Drum , (8 ) Elephant, ( 9 ) Horre 
( 10 ) Lion , ( 11 ) Pot, ( 12 ) Railway Engine and (13 ) 
Two leaves . 


16 . Punjab 


( 1) Bicycle (2) Bow and Arrow , (3 ) Camel, (4 ) Eagle 

about to fly , ( 5) Elephant, (6 ) Flaming Torch , (7 ) 
Horse and Rider , (8 ) Lion , (9 ) Rajlway Engine, ( 10 ) 
Rising Sun , (11 ) Swastik within a circle , ( 12 ) Tractor, 
and ( 13 ) Two leavcs. 


288 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[ PART 1 


I 


17 . Rajasthan 


it . Temil Nadu 


19 . Tripura 


20 . Uttar Pradesh 


21, West Bengal 


( 1) Bicycle , (2 ) Boat, (3 ) Camel, (4 ) Elephant (5 ) Horse 

(6 ) Lion , ( 7) Rising Sun , (8 ) Scales, (9 ) Sparrow , 

(10 ) Two lcuves , and ( 11) Umbrella . 
( 1) Bicycle, (2 ) Boat, (3 ) Camel, (4 ) Elephant, (5 ) Lion , 

(6 ) Pot , ( 7) Scales , (8 ) Spade , (9 ) Sparrow , ( 10 ) 

Swastik within a circle and (11) Two leaves . 
( 1) Bicycle , (2 ) Horse , ( 2) Lion , (4 ) Pot, (5 ) Rising Sun , 

(6 ) Scales , (7 ) Spade , (9 ) Sparrow , (9 ) Swastik within 

a circles, and ( 10 ) Two leaves , 
( 1) Aeroplane , (2 ) Bicycle , (3 ) Boat , (4 ) Bow and Arrow , 

( ) Camel, (6 ) Car, (7 ) Dam , (8 ) Elcphant, (9 ) 
Fish , (10 ) Flaming Torch , ( 11) I-land Pump, ( 12 ) 
Horse and Rider , ( 13 ) Ladder , (14 ) Lion , ( 15 ) Pot , 
(16 ) Railway Engine , (17) Rising Sun , ( 18 ) Scales , 
( 19 ) Sewing Machinc, ( 20 ) Sparrow (21 ) Swastik 
within a circle , ( 22 ) Tractor, ( 23 ) Two cultivators 

cutting crop and (24 ) Two leaves . 
( 1) A woman carrying basket on her head , (2 ) A pair 

of pigeons , (3 ) Bicycle, (4 ) Bow and Arrow , (5 ) Camel, 
(6 ) Cultivator cutting crop , (7 ) Drum , (8 ) Eagle 
About to fly , (9 ) Elephant, ( 10 ) Fish , (11) Flaming 
Torch , (12 ) Hand Pump, ( 13 ) Horec and Rider, 
( 14 ) Ladder , (15 ) Lion , ( 16 ) Plough , (17) Pot , ( 18 ) 
Radio , ( 19 ) Railway Engine, ( 20 ) Rising Sun , (21) 
Scales , ( 22 ) Sewing Machine , (23 ) Ship , ( 24 ) Spade 
and stoker , ( 25) Swastik within a circle , ( 26 ) Tractor 

and (27) Two leaves . 
(1) Bicycle , (2 ) Boat, (2 ) Rising Sun , (4 ) Scales, and 

(5 ) Two leavca . 
( 1 ) Bicycle , (2 ) Boat , (3 ) Camel, ( 4 ) Horse , (5 ) Railway 

Engine , (6 ) Rising Sun , (7 ) Scales , (8 ) Tractor, and 

(9 ) Two Icaves . 
(1) Bicycle , (2 ) Horse , (4) Scales and (4 ) Two leaves. 
( 1) Bicycle , (2 ) Boat, (3) Bow and Arrow , (4 ) Camel , 

( 5 , Elephant, (6 ) Flamming Torch , ( 7) Horse And 
Rider , (8 ) Ladder , 6 ) Lion , ( 10 ) Pot, ( II) Rising 

Sun , ( 12 ) Scales , and ( 13) Two leaves . 
(1 ) Bicycle , (2 ) Boat, (3) Camel, (4 ) Horsc , (5 ) Pot, 

(6 ) Scales , (7 ) Spade and (8) Two leaves . 
(1 ) Bicycle, (2 ) Boat, (3 ) Camcl, (4 ) Elephant, 6 ) Horse , 

(6 ) Scales , ( 7) Spade and (8 ) Two leaves . 


22. Andaman and Nicobar Islands 


23. Chandigarh 


24 . Dadra and Nagar Haveli 
25. Delhi 


26 . Goa, Daman and Diu 


27. Lakshadweep 


28 . Mizoram 


( 1) Bicycle , (2 ) Boat, (3 ) Camel, (4 ) Eagle about to 

fly , (5 ) Lion , (6 ) Pot, ( 7) Railway Engine , (8 ) Scales , 
(9 ) Spade, ( 10 ) Spade and Stoker , !( 11) Sparrow , and 

( 12 ) Two leaves , 
( 1) Bicycle, (2) Horse and Rider , (3 ) Ladder , (4 ) Lion , 

6 ) Railway Engine, (6 ) Scales , (7 ) Spade and (8 ) 
Sparrow , 


29 . Pondicherry 


( No. 5675 -1] 

By order, 
y . NAGASUBRAMANIAN , Secy , 


SEC. 3 ( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


289 


- 


- 


भारत निर्वाचन आयोग 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 31 जनवरी , 1975 
का ० प्रा० 61 ( अ ) . -- यतः, निर्वाचन प्रतीक , ( पारक्षण और आवंटन ) आदेश, 1968 
के पैरा 16 के अधीन निर्वाचन आयोग द्वारा यह विनिश्चिय किया गया है कि स्वतन्त्र पार्टी, भारतीय 
क्रांति दल और उत्कल कांग्रेस के समा मेलन हो जाने के फलस्वरूप गठित भारतीय लोक दल उक्त 
आदेश के प्रयोजनों के लिए एक राष्ट्रीय दल होगा ; 

और यतः, उक्त प्रदेश के अधीन इस आयोग ने यह भी विनिश्चिय किया है कि (i ) स्वतन्त्र 
पार्टी के लिए प्रारक्षित "सितारा , ( ii ) उत्तर प्रदेश में भारतीय क्रांतिदल के लिए प्रारक्षित "हलधर 

और ( iii ) उड़ीसा में उत्कल कांग्रेस के लिए प्रारक्षित “रहट तथा हल (हलचक्का ) " प्रतीक अवरुद्ध 
किए जाएगें ; 

और यतः, मिजो यूनियन द्वारा जो मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र में एक मान्यताप्राप्त राज्यीय 
दल था और इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा जो एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है , सूचित किए जाने 
पर , इस प्रायोग द्वारा यह विनिश्चिय किया गया है कि पहले दल का इंडियन नेशनल कांग्रेस में 
विलयन हो गया है ; 

प्रौर यतः, इन विनिश्चियों को प्रभावशील करना और राष्ट्रीय तथा राज्यीय दलों के रूप 
में राजनीतिक दलों के विनिर्देश और उनके लिए प्रारक्षित प्रतीकों और प्रत्येक राज्य के लिए मुक्त 
प्रतीकों के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति दिखाया जाना भी आवश्यक है ; 

प्रतः अब , निर्वाचन आयोग निर्वाचन प्रतीक ( प्रारक्षण, और प्रावटन ) प्रादेश , 1968 
के पैरा 17 के उप -पैरा ( 1 ) ( क ) , ( ख ) और ( ग ) के अनुसरण में और भारत के राजपन्न , भाग 
2 , खण्ड 3 ( ii ) , तारीख 29 मार्च , 1973 के असाधारण अंक में प्रकाशित अपनी अधिसूचना सं . 
56/ 73 - - [ का ० प्रा० 180 ( प्र ) ], तारीख 29 मार्च, 1973 को प्रतिष्ठित करते 


हैं 


( क ) सारणी 1 में राष्ट्रीय दल तथा उनके लिए क्रमशः प्रारक्षित प्रतोक ; 
( ख ) सारणी 2 में राज्यीय दल , वह राज्य अथवा व राज्य जिनमें ये राज्यीय दल हैं 

तथा ऐसे राज्य अथवा राज्यों में उनके लिए क्रमश: प्रारक्षित प्रतीक ; तथा 

( ग ) सारणी 3 में प्रत्येक राज्य के लिए मुक्त प्रतीक , 
एतद्वारा विनिर्दिष्ट करता है : -- 

सारणी 1 


राष्ट्रीय दल 


प्रारक्षित प्रतीक 


1 


1. इण्डियन नेशनल कांग्रेस 
2. इण्डियन नेशनल कांग्रेस ( संगठन ) 


गाय , और बछड़ा 
चरखा काततो हुई महिला 


290 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[ PART II 


दीप 


बाल और हंसिया 


3. भारतीय जनसंघ 
4. भारत की कम्युनिष्ट पार्टी 
5 . सोशलिस्ट पार्टी 
6 . भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क सवादी ) 
7. भारतीय लोक दल 


पेड़ 


हथोड़ा, हसिया और सितारा 
चक्र में हलधर ( चक्र हलधर ) 


सारणी 2 


राज्य का नाम 


राज्यीय दल का नाम 


प्रारक्षित प्रतीक 


3 


शर 


हरयाणा 1. विशाल हरयाणा 

उदीयमान सूर्य 
2. अखिल भारतीय प्राय सभा 

वस के भीतर स्वस्तिक 
करल 1. मुस्लिम लीग 

सीढ़ी 
2. केरल कांग्रेस 

घोड़ा 
3. रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी फावड़ा और बेलचा 
महाराष्ट्र पीजेण्ट्स एण्ड वर्कर्स पार्टी 

गाड़ी 
मणिपुर 1. मणिपुर पीपुल्स पार्टी 

साइकिल 
2. मणिपुर हिल्स यूनियन 
मेघालय 

पाल पार्टी हिल लीडर्स कान्फ्रेन्स 
नागालैण्ड . 1. नागालैण्ड नेशनलिस्ट पारगनाइजेशन मिथुन 
2. यूनाइटेड डेमोक्रेटिकट फट 

मुर्गा 
पंजाब शिरोमणि अकाली दल 

तराजू 
तमिलनाजु . द्रविड़ मुनेत्र खड़गम ! 

उदीयमान सूर्य 
गोवा, दमण पार पीव 1, महाराष्ट्रवादी गोमान्तक 

2. यूनाइटङ गोअन्स ( संश्विरा ग्रुप ) । 
पांडिचेरी . 1. द्रविड़ मुनेत्र खड़गम 

उदीयमान सूर्य 
___ 2. अन्ना द्रविड़ मुनेन खड़गम 

दो पतियां 


फूल 


शेर 


हाथ 


SEC . 3 ( i) 


THË GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


21 


सारणी 3 


राज्य का नाम 


मुक्त प्रतीक 


2 


1. प्रान्ध्र प्रदेश 


2 . असम 


. 


3. बिहार 


4. गुजरात 


. 


. ( 1 ) साइकिल , ( 2 ) नाव, ( 3) ऊंट , ( 4 ) हाथी , ( 5 ) 

मशाल , ( 6 ) हाथ , ( 7 ) कलश , ( 8) रेल का इजन, ( 9 ) 
उदीयमान सूर्य , ( 10 ) तराजू , ( 11 ) गौरैया , ( 12 ) 
वृत्त के भीतर स्वस्तिक , ( 13 ) चीता, ( 14) , ट्रैक्टर तथा 

( 15 ) दो पत्तियां । 
. (1 ) साइकिल , ( 2 ) नाव , ( 3) ऊंट , ( 4 ) शेर , ( 5 ) कलश , 

( 6 ) रेल का इंजन , ( 7 ) तराजू , ( 8 ) फावड़ा , ( 9 ) 
फावड़ा और वेलचा , ( 10 ) , गोरैया , तथा ( 11 ) 

दो पत्तियां । 
( 1 ) सिर पर टोकरी ले जाती हुई स्त्री , ( 2) साइकिल , ( 3 ) 

नाव, ( 4 ) तीर-कमान, ( 5 ) गाड़ी, ( 6 ) फसल काटता 
हुआ किसान , ( 7 ) ड्रम , ( ४ ) हाथी, ( 9) मछली , 
( 10 ) घोड़ा और सवार, ( 11 ) सीढ़ी, ( 12 ) शेर, ( 13 ) 
कलश , ( 14 ) रेल का जन , ( 15 ) उदीयमान सूर्य , ( 16 ) 
तराजू , ( 17) फावड़ा और बलचा, ( 18 ) वृत के भीतर 

स्वस्तिक तथा ( 19 ) दो पत्तियां । 
. ( 1 ) साइकिल , ( 2) नाव , ( 3) हाथी , ( 4 ) घोड़ा, ( 5 ) शेर, 

( 6 ) कलश , ( 7) रेर का इजन, ( 8 ) उदीयमान सूर्य , 

( 9 ) तराजू , ( 10 ) गौरेया तथा ( 11 ) दो पत्तियां । 
. ( 1 ) साइकिल , ( 2 ) नाव , ( 3) हाथी, ( 4) हाथ, ( 5 ) घोड़ा 

प्रोर सवार , ( 6 ) शेर, ( 7 ) हल , ( 8 ) तराजू , ( 9 ) 

ट्रैक्टर, तथा (10 ) दो पत्तियां । । 
. ( 1 ) साइकिल , ( 2 ) नाव , ( 3 ) अनाज बरसाता हुमा किसान, 

( 4 ) शेर, ( 5 ) रेल का इंजन , ( 6 ) उदीयमान सूर्य , 

( 7 ) तराजू , ( 8 ) गौरेया तथा ( 9 ) दो पत्तियां । 
( 1 ) साइकिल, ( 2 ) नाव, ( 3 ) कार, ( 4 ) गाड़ी, ( 5 ) हाथ, 

( 6 ) उदीयमान सूर्य, ( 7 ) तराजू , ( 8 ) फावड़ा तथा 

( 9 ) दो पत्तियां । 
. ( 1 ) साइकिल , ( 2 ) नाव, ( 3 ) ऊट , ( 4 ) गाड़ी , ( 5 ) , 

फसल काटता हुमा किसान , ( 6 ) हाथी, ( 7 ) हाथ , 
( 8 ) शर , ( 9 ) कलश , ( 10) , रेल का इजन , ( 11 ) 
उदीयमान सूर्य , ( 12 ) तराजू, ( 13 ) फावड़ा , ( 14 ) 
गौरेया , ( 15 ) ट्रॅक्टर तथा ( 16 ) दो पत्तियां । 


5. हरयाणा 


. 


6. हिमाचल प्रदेश 


7. जम्मू-कश्मीर 


8. कर्णाटक 


. 


292 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


(PART 1 


2 


9. केरल 


. 


10, मध्य प्रदेश 


11. महाराष्ट्र 


. 


12. मणिपुर 


. 


13. मेघालय 


. 


. ( 1 ) साइकिल , ( 2 ) नाव, ( 3 ) ऊंट , ( 4 ) फलों सहित नारियल 

का पेड़ , ( 5 ) मशाल , ( 6 ) कलश , ( 7 ) रेल का इंजन , 
( 8 ) उदीयमान सूर्य, ( 9 ) तराजू , ( 10 ) गौरेया , ( 11 ) 

वृत के भीतर स्वस्तिक, तथा ( 12 ) नो पत्तियां । 
( 1 ) साइकल , ( 2 ) तीर कमान , ( 3 ) अनाज वरसाता हुआ 

किसान, ( 4 ) हाथो, ( 5 ) घोड़ा और सवार , ( 6 ) शेर , 
( 7 ) कलश , ( 8 ) रेल का इंजन , ( 9 ) उदीयमान सूर्य , 
( 10 ) फावड़ा और वेलचा, ( 11 ) वृत्त के भीतर स्वस्तिक 

तथा ( 12 ) दो पत्तियां । 
. ( 1 ) साइकिल , ( 2 ) नाव, ( 3 ) ऊंट, ( 4 ) हाथी , ( 5 ) घोड़ा , 

( 6 ) शेर, ( 7 ) कलश, ( 8 ) रेल का इंजन , ( 9 ) 
उदीयमान सूर्य, ( 10 ) तराजू , ( 11 ) गौरेया , ( 12 ) 
वृत्त के भीतर स्वस्तिक , ( 13 ) दो पत्तियां, तथा ( 14 ) 

दो तलवार और एक ढाल । 
. ( 1) ऊंट , ( 2) हार्थी, ( 3 ) घोड़ा, ( 4 ) कलश , ( 5 ) तराजू , 

( 6 ) फावड़ा, तथा ( 7 ) दो पत्तियां । 
. ( 1 ) साइकिल , ( 2 ) नाव, ( 3 ) ऊंट, ( 4 ) शेर , ( 5 ) कलश , 

( 6 ) रेल का इंजन , ( 7 ) तराजू , ( 8 ) फावड़ा, ( 9 ) 

गौरेया , तथा ( 10 ) दो पत्तियां । 
. ( 1) कबूतरों का जोड़ा , ( 2 ) तीर-कमान, ( 3) हाथी , ( 4 ) 

मशाल, ( 5 ) हा बिल , ( 6 ) लाग, ( 7) मग, तथा 

( 8 ) चीता । 
. ( 1 ) वायुयान, ( 2) साइकिल , ( 3) नाव, ( 4) तीर- कमान, 

( 5 ) ऊंट , ( 6 ) बांध, ( 7 ) ड्रम , ( 8) हाथी , ( 9 ) 
घोड़ा ; ( 10) , शेर, ( 11 ) कलश, ( 12 ) रेल का इंजन 

तथा ( 13 ) दो पत्तियां । 
. ( 1 ) साइकिल , ( 2) तीर- कमान, ( 3) ऊंट, ( 4 ) उड़ने के लिए 

तत्पर गरुङ , ( 5 ) हाथी , ( 6 ) मशाल , ( 7 ) घोड़ा 

और सवार, ( 8 ) शेर , ( 9 ) रेल का इंजन , ( 10 ) 
उदीयमान सूर्य, ( 11 ) वृत्त के भीतर स्वस्तिक , ( 12 ) 

ट्रेक्टर, तथा ( 13 ) दो पत्तियां । 
. ( 1 ) साइकिल , ( 2 ) नाव, ( 3 ) ऊंट, ( 4 ) हाथी , ( 5 ) : 

घोड़ा, ( 6 ) शेर, ( 7 ) उदीयमान सूर्य, ( 8 ) तराजू , 
( 9 ) गौरेया, ( 10 ) दो पत्तियां तथा ( 11 ) छाता । 


14. नागालैण्ड 


15. उड़ीसा 


. 


16. पंजाब 


17. राजस्थान . 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


SEC. 3 (ii ) ] 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


293 


- 


- 


- 


- 


18. तमिलनाडु . . ( 1 ) साइकिल , ( 2 ) नाव, ( 3 ) ऊंट, ( 4 ) हाथी , ( 5 ) 

शेर, ( 6 ) कलश , ( 7 ) तराजू , ( 8 ) फावड़ा , ( 9 ) 
गोरैया , ( 10 ) वृत्त के भीतर स्वस्तिक , तथा ( 11 ) 

दो पत्तियां । 
19. त्रिपुरा . . ( 1 ) साइकिल , ( 2 ) घोड़ा, ( 3 ) शेर, ( 4 ) कलश , ( 5 ) 

उदीयमान सूर्य , ( 6 ) तराजू , ( 7 ) फावड़ा , ( 8 ) गोरैया , 

( 9 ) वृत्त के भीतर स्वस्तिक , तथा ( 10 ) दो पत्तियां । 
20. उत्तर प्रदेश . ( 1 ) वायुयाल, ( 2 ) साइकिल , ( 3 ) नाव, ( 4 ) तीर- कमान, 

( 5 ) ऊंट , ( 6 ) कार, ( 7 ) बाघ , ( 8 ) हाथी, ( 9 ) 
मछली , ( 10 ) मशाल , ( 11 ) हस्त चालित पम्प , ( 12 ) 
घोड़ा और मवार, ( 13 ) सीढ़ी, ( 14 ) शेर, ( 15 ) 
कलश , ( 16 ) रेल का इंजन, ( 17 ) उदीयमान सूर्य 
( 18 ) तराजू , ( 19 ) सिलाई की मशीन , ( 20 ) गोरैया , 
( 21 ) वृत्त के भीतर स्वस्तिक , ( 22 ) ट्रैक्टर , ( 23 ) 

फसल काटते हुए दो किसान, तथा ( 24 ) दो पत्तियां । 
21. पश्चिम बंगाल . ( 1 ) सिर पर टोकरी ले जाती हुई स्त्री , ( 2 ) कबूतरों का जोड़ा , 

( 3 ) साइकिल , ( 4 ) तीर-कमान , ( 5 ) ऊंट , ( 6 ) फसल 
काटता हुअा किसान, ( 7) ड्रम , ( 8 ) उड़ने के लिए तत्पर 
गरुड़, ( 9 ) हाथो, ( 10 ) मछली , ( 11 ) मशाल , ( 12 ) 
हस्त चालित पम्प , ( 13) घोड़ा और सवार , ( 14 ) 
सीढ़ी , ( 15 ) शेर , ( 16 ) हल , ( 17) कलश, ( 18 ) 
रेडियो , ( 19) रेल का इंजन , ( 20 ) उदीयमान सूर्य , 
( 21 ) तराज , ( 22) सिलाई की मशीन , ( 23) पोत , 
( 24 ) फावड़ा और बेलचा, ( 25 ) वृत्त के भीतर स्वस्तिक , 

( 26 ) ट्रैक्टर तथा ( 27 ) दो पत्तियां । 
22. अण्डमान और निकोबार ( 1 ) साइकिल , ( 2 ) नांव , ( 3 ) उदीयमान सूर्य ( 4) तराज , 
द्वीप समूह 

तथा ( 5 ) दो पत्तियां । 
2.3. चण्डीगढ़ . . ( 1 ) साइकिल , ( 2 ) नाव, ( 3 ) ऊंट , ( 4 ) घोड़ा, ( 5 ) 

रेल का इंजन , ( 6 ) उदीयमान सूर्य, ( 7 ) तराजू 

( 8 ) ट्रैक्टर, तथा ( 9 ) दो पत्तियां । 
24. दादरा और नागर हवेली ( 1 ) साइकिल , ( 2 ) घोड़ा, ( 3 ) तराजू, तथा ( 4 ) दो 

पत्तियां । 
25. दिल्ली . . ( 1 ) साइकिल , ( 2 ) नाव, ( 3 ) तीर- कमान, ( 4 ) ऊंट , 

( 5 ) हाथी, ( 6 ) मशाल , ( 7 ) घोड़ा और सवार , 
( 8 ) सीढ़ी, ( 9 ) शेर, ( 10 ) कलश , ( 11 ) उदीयमान 
सूर्य, ( 12 ) नगजू , तथा ( 13 ) दो पत्तियां । 


294 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3(1 )] 


- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - 


-- - - -- - - -- -- - 


26. गोवा, दमण और दीव ( 1 ) साइकिल , ( 2 ) नाव , ( 3 ) ऊंट , ( 4 ) घोड़ा , ( 5 ) 

कलश. ( 6 ) तराजू , ( 7 ) फावड़ा , तथा ( 8) दो 

पत्तियां । 
27. लक्षद्वीप . . ( 1) साइकल , ( 2 ) नाव, ( 3) ऊंट , ( 4 ) हाथी , ( 5 ) घोड़ा , 

( 6) तराजू . ( 7 ) फावड़ा, तथा ( 8) दो पत्तियां । 
28. मिजोरम . . ( 1 ) साइकिल , ( 2 ) नाव, ( 3 ) ऊंट , ( 4 ) उड़ने के लिए तत्पर 

गरुड़ , ( 5 ) शेर, ( 6 ) कलश , ( 7 ) रेल का इंजन , ( 8 ) 
तराजू , ( 9 ) फावड़ा, ( 10 ) फावड़ा और बेलचा ( 11 ) 

गोरया तथा ( 12 ) दो पत्तियां । 
29. पाडिचेरी . . ( 1 ) साइकिल , ( 2 ) घोड़ा और सवार , ( 3) सीढ़ी, ( 4 ) 

शेर, ( 5 ) रेल का इंजन, ( 6 ) तराजू , ( 7) फावड़ा , 
तथा ( 8 ) गोरैया । 


[सं० 56 / 75-I] 

आदेश से, 
वी० नागसुषमण्यन , सचिव । 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS MINTO ROAD , NEW 
DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975 


